निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र 1934 ( NO ) 
( सं0 पटना 496 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 सितम्बर 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


19 सितम्बर 2012 


सं0 नि प्रा०/नि० 5 - 03/ 2012/9527 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 9260 दिनांक 30. 07. 


2012 एवं शुद्धि पत्र संख्या - 9317 दिनांक 09 .08.2012 द्वारा अन्य सहित चकिया व्यापार मंडल सहयोग समिति का निर्वाचन 


Chan 


कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसमें नामांकन की तिथि दिनांक 21. 08. 2012 निर्धारित की गयी थी । 

2. इस बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स०) , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी द्वारा यह सूचित किया गया कि मधुबन 


बेदीबन पैक्स के अध्यक्ष श्री जयनाथ पाण्डेय द्वारा चकिया व्यापार मंडल के लिए नाम निर्देशन दाखिल किया गया जबकि 


संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ , तिरहुत प्रमंडल द्वारा वाद संख्या- 14/09 में दिनांक 17. 02.2011 को पारित आदेश द्वारा 
उनकी सदस्यता अवरूद्ध की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उक्त समिति की मतदाता सूची में लगभग 52 मतदाताओं के 


सामने उनके पिता के नाम का उल्लेख नहीं रहने के कारण उनके पहचान के संबंध में भी जिला निर्वाचन 


पदाधिकारी ( स0स0 ) द्वारा प्रश्न उठाया गया था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 सितम्बर 2012 
3 . उक्त कंडिका- 2 में वर्णित स्थिति के आलोक में प्राधिकार 


के 


पत्रांक - 9463 दिनांक 


29 . 08. 2012 द्वारा चकिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन स्थगित कर दिया गया। अब प्राधिकार ने 


चकिया व्यापार मंडल सहयोग समिति के निर्वाचन के निमित्त निम्नवत् कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया है : 


( i ) | नामांकन की तिथि एवं समय 


08. 10. 2012 ( सोमवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक 


( ii ) | संवीक्षा की तिथि एवं समय 


09. 10. 2012 ( मंगलवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


( iii ) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


10. 10. 2012 ( बुधवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


19.10.2012 ( शुक्रवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( v ) | मतगणना 


19. 10.2012 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें अलग से नामांकन पत्र दाखिल 


न 


करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा जिन मतदाताओं के नाम के समक्ष उनके पिता का नाम अंकित नहीं है , उनकी पहचान 


पूर्व में निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ - साथ सदस्यता रसीद के आधार पर की जायगी । किसी भी स्थिति में अयोग्य सदस्य / 


उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


आदेश से , 


एन० एस० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 496- 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


